निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना - 492) 


28 आश्विन 1930 ( श ) 
पटना, सोमवार , 20 अक्तूबर 2008 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

15 अक्तूबर 2008 
सं०1 / निग. को .(रा. आ .) सी . वी.- 07 / 08 4157 निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री सुरेश प्रसाद , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को दिनांक 30.09. 2008 को श्री राम रेखा प्रसाद से रू . 11,000 . 00 (ग्यारह 
हजार) रू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप दिनांक 
30.09.2008 के प्रभाव से इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 
9(2 ) ( क ) के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है । 

2. निलंबन अविध में प्रसाद को बिहार सेवा संहिता के नियम 96 में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत देय 

जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान होगा । 
3. निलंबन अविध में श्री प्रसाद को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, 

तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर के कार्यालय से किया जाएगा । हिरासत से मुक्त होने के पश्चात श्री 
प्रसाद तद्नुसार अपना योगदान संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, तिरहतु प्रमंडल , मुजफ्फरपुर के 
कार्यालय में करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देवकान्त दिवाकर, 

सरकार के उप सचिव 
- सह - मुख्य निगरानी पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 492 - 571 + 20 -डी0टी0पी0 । 


